रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सस 


RS.25 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II – खण्ड 4 
PART II — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 12 , 2018 / माघ 23 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY , FEBRUARY 12, 2018 /MAGHA 23 , 1939 


सं. 01 ] 
No. 01] 


रक्षा मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018 
का . नि . आ . 01 ( अ). - रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 (1903 का 07 ) की धारा 3, 6 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केंद्र सरकार अपने इस मत के आलोक में कि भारतीय नौसेना स्टेशनों, स्थापनाओं और प्रतिष्ठानों के आसपास की भूमि 
के प्रयोग और उपभोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक और समयोचित है, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त भूमि को वृक्षों और 
जंगली वनस्पति से मुक्त रखा जाएगा, और निदेश देती है कि : 

( क ) इस अधिसूचना के संलग्नक में बताए अनुसार भारतीय नौसेना स्टेशनों, स्थापनाओं और प्रतिष्ठानों की बाहरी 
दीवार के क्रेस्ट से 25 मीटर की सीमा के भीतर स्थित किसी भूमि पर कोई वृक्ष / जंगली वनस्पति नहीं उगाई जाएगी । 

( ख ) इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ संबंधित भारतीय नौसेना स्टेशन , स्थापना अथवा प्रतिष्ठान जैसा भी मामला हो के 
कमान अफसर अथवा प्रभारी अफसर कलेक्टर को ऐसे वृक्षों के संबंध में समस्त संगत ब्यौरे और विशिष्ट जानकारी उपलब्ध 
कराएंगे जिन्हें काटे जाने, उखाड़ने, काट छांट करने की आवश्यकता है ताकि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 07 ) 
की धारा 3, उपधारा ( 2 ) में उल्लिखित उक्त घोषणा की अंतर्वस्तु के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जा सके । 

( ग ) कलेक्टर ( समाहर्ता), रक्षा संकर्म अधिनियम , 1903 की धारा 12 के अनुसरण में वृक्षों के स्वामी का पता लगाएगा 
और अधिसूचित क्षेत्र में वृक्षों को काटने अथवा उखाड़ने के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए, यदि कोई हो उपयुक्त 

क्षतिपूर्ति देगा । 
2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । 


[ फ़ा . सं. डब्ल्यूके /1000 / जीएन/टीआरईईएस/ डब्ल्यूएल/ 920/रक्षा ( नेवी-III)/ 2017] 

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव (नौसेना ) 


832 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ) 


संलग्नक 


( पैराग्राफ 1 (क ) के संदर्भ में देखें ) 


स्टेशन, स्थापनाएं अथवा प्रतिष्ठान जहां से 25 मीटर तक वृक्षों / जंगली वनस्पति को साफ किया 

जाना है 


जिला 


राज्य 


रायगढ़ 
पोरबंदर 
उत्तर कन्नड़ 
मुंबई 
उत्तर कन्नड़ 
रायगढ़ 


क्रम सं. । भारतीय नौसेना स्टेषन , स्थापना अथवा प्रतिष्ठान का नाम 
पश्चिम नौसेना कमान 

आई एन एस तुणीर, करंजा 
आई एन एस सरदार पटेल 
नेवल एयर स्टेशन , कारवार 
नौसेना गोदीबाड़ा, मुंबई 
आई एन एस वज्रकोश 

नौसेना आयुध डिपो, करंजा 
| 7 . 

नौसेना आयुध डिपो, ट्रॉम्बे 

नौसेना आयुध डिपो, कारवार 
पूर्वी नौसेना कमान 

नौसेना आयुध डिपो, विशाखापत्तनम 
नौसेना आयुध डिपो, सुनाबेड़ा 
नौसेना गोदीबाड़ा, विशाखापत्तनम 

नौसेना आयुध डिपो, भीमुनिपत्तनम 
13. पोत निर्माण केंद्र, विशाखापत्तनम 

प्रोजेक्ट वर्षा, राम्बिली 
दक्षिण नौसेना कमान 
15. 

नौसेना आयुध डिपो, आलुवा 


महाराष्ट्र 
गुजरात 
कर्नाटक 
महाराष्ट्र 
| कनोटक 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
कर्नाटक 


मुंबई 


उत्तर कन्नड़ 


७ 


विशाखापत्तनम 
कोरापुट 
विशाखापत्तनम 
भीमुनिपत्तनम 
विशाखापत्तनम 
विशाखापत्तनम 


आंध्र प्रदेश 
ओडिशा 
आध्र प्रदेश 
आंध्र प्रदेश 
आंध्र प्रदेश 
आंध्र प्रदेश 


14. 


| आलुवा 


| केरल 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th February, 2018 
S . R .O . 01 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Sections 3, 6 and 7 of the Works of Defence Act, 1903 ( 7 
of 1903 ), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient to impose restrictions, upon the 
use and enjoyment of land in the vicinity of the Indian Naval Stations , establishments and Installations, hereby declares 
that such land shall be kept free from trees and wild vegetation and directs that: 

(a ) No trees/wild vegetation shall be planted on any land within the limits of 25 meters from the crest of 
the outer parapet of Indian Naval Stations , establishments and Installations as given in the Annexure to this 
notification. 
(b ) For the purpose of this notification , the Commanding Officer or Officer-in - Charge of the concerned 
Indian Naval Stations, establishments or Installations, as the case may be, shall provide all the relevant details 
and give specific inputs regarding trees that need to be cut/grub up /pruned to the Collector to cause public notice 
of the substance of the said declaration referred to in section 3 , sub -section (2 ) of the Works of Defence Act, 
1903 ( 7 of 1903 ). 
( c ) The Collector shall inquire regarding the owner of trees and award suitable compensation , if any, for 
the damages caused towards cut down or grub up of the trees in the notified area in accordance with Section 12 
of the Works of Defence Act, 1903 . 


This notification shall come into force on the date of its publication in the OfficialGazette . 


[ F. No . WK/1000/ GN/ TREES / WL/920 / D ( NAVY -III)/ 2017 ] 

DEVIKA RAGHUVANSHI, Jt . Secy . (Navy ) 


[ HTT II - 005 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Annexure 

[ Refer to Para 1(a )] 
STATIONS , ESTABLISHMENTS OR INSTALLATIONS WHERE TREES / WILD 

VEGETATION TO BE CLEARED UP TO 25 METERS 


District 


State 


S . No. | Name of IN station , establishment or 

installation 
Western Naval Command 

INS Tunir . Karanja 
INS Sardar Patel 
Naval Air Station , Karwar 
Naval Dockyard (Mumbai) 
INS Vajrakosh 


| Raigad 
Porbandar 
Uttar Kannada 
Mumbai 
Uttar Kannada 


Maharashtra 
Gujarat 
Karnataka 
Maharashtra 
Karnataka 


Raigad 
Mumbai 
Uttar Kannada 


Maharashtra 
Maharashtra 
Karnataka 


Naval Armament Depot, Karanja 
7 . | Naval Armament Depot, Trombay 

Naval Armament Depot, Karwar 
Eastern Naval Command 

Naval Armament Depot, Visakhapatnam 
10 . Naval Armament Depot, Sunabeda 

Naval Dockyard , Visakhapatnam 

Naval Armament Depot Bheemunipatnam 
13. Ship Building Centre , Visakhapatnam 
14 . Project Varsha, Rambili 
Southern Naval Command 
15 . Naval Armament Depot, Alwaye 


Visakhapatnam 
| Koraput 

Visakhapatnam 
| Bheemunipatnam 

Visakhapatnam 
Visakhapatnam 


Andhra Pradesh 
| Odisha 
Andhra Pradesh 
Andhra Pradesh 
Andhra Pradesh 
Andhra Pradesh 


Alwaye 


Kerala 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .02.12 19:19:59 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


by Die.of Priving at Government of India Pos Ring Road, Mayansi,New Delhi-110064 


